रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


LAD 


-: 


ROO 


MER 


ETS 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , अक्तूबर 3 , 2016 / आशिवन 11 , 1938 
NEW DELHI,MONDAY , OCTOBER 3 , 2016 /ASVINA 11 , 1938 


सं . 698 ] 
No . 698 ] 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 


( केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड ) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 3 अक्तूबर, 2016 


संख्या-56/ 2016 -सीमाशुल्क 
सा . का .नि . 946( अ). - सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा ( 1) के तहत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार , इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है , 
एतदद्वारा , भारत सरकार वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 57/2000-सीमाशुल्क , दिनांक 08 मई , 
2000, जिसे सा . का . नि . 413( अ) दिनांक 08 मई, 2000 के द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण के भाग -II , खंड- 3, उपखंड(i) 
में प्रकाशित किया गया था , में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है यथा 


2. उक्त अधिसूचना में , प्रारंभिक पैराग्राफ में , दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक को प्रतिस्थापित किया 
जायेगा , यथा 


" बशर्ते और भी कि नामित एजेंसियों के द्वारा आपूर्ति के एवज में निर्यात " की योजना के अंतर्गत सोना / चांदी / 
प्लेटिनम के आयात के मामले में , निर्यातकर्ता को सोने/ चांदी/ प्लेटिनम को जारी किए जाने की तारीख से 90 
दिन के भीतर निर्यातकर्ता को उस रूप में और उतनी राशि का बंधपत्र भरना पड़ेगा जिस रूप को और जिस राशि 
को सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क या उप - आयुक्त, सीमा शुल्क विनिर्दिष्ट करे और स्वयं या अन्य निर्यातकों के 
माध्यम से, सोने / चांदी/ प्लेटिनम के आभूषणों या वस्तुओं, जैसी भी स्थिति हो , जिसमें कि सोने/ चांदी/ प्लेटिनम 
से जडित वस्तुएं भी शामिल हैं जो कि आयातित सोने/ चांदी/ प्लेटिनम के समतुल्य हों के निर्यात से संबंधित 


4698 GI/ 2016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 (1) ] 


अंडरटेकिंग भी देगा और वह अपने को इस बात से बाध्य करेगा कि जारी की गई मात्रा और निर्यातित आभूषणों 
या वस्तुओं की मात्रा के बीच सोने/ चांदी / प्लेटिनम की मात्रा में जो अंतर होगा उस पर मांग किए जाने पर शुल्क 
का भुगतान करेगा " 


[9.1. # . Auf 


/ 9421 41 /23/2014 ] 


धर्मवीर शर्मा, अवर सचिव 


HTC : TOT farza H . 57/ 2000- fHT Irrati, farin 08 $, 2000 T . FT.F . 243( 27), Fenis 08 $, 2000 

के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण के भाग -II , खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम 
ar sferat . 33/2015 - AT [rep , feria 15 # $ , 2015 , FET AT. P . A . 387( 37 ), facici 15 , 
2015 I JET PRO 276797, 3TATETUT I TT- II, 05 - 3 , 340€ (i) # Cafeta RRIT PT PT, ART 
संशोधन किया गया है । 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue ) 
(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 3rd October, 2016 

No. 56 /2016 -Customs 
G . S . R . 946 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 25 of the 
Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public 
interest so to do , hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of 
India in the Ministry of Finance (Department of Revenue ) No. 57/2000 - Customs, dated the 8th May , 2000 , 
published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3, Sub -Section (i) vide number G .S .R . 413 
(E ), dated the 8th May , 2000 , namely : 

2 . In the said notification , in the opening paragraph , for the second proviso , the following proviso 
shall be substituted , namely : 

“ Provided further that in the case of import of gold / silver / platinum under the scheme for Export 
Against Supply by Nominated Agencies , the importer executes a bond in such form and for such sum 
as may be specified by the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, 
undertaking to export, either by itself or through other exporters, gold / silver / platinum jewellery or 
articles, as the case may be, including studded articles having gold / silver / platinum content 
equivalent to the imported gold / silver / platinum within a period of ninety days from the date of 
issue of gold / silver / platinum to the exporters, and binding himself to pay on demand duty on 
quantity of gold / silver / platinum representing the difference between the quantity issued and that 
contained in the exported jewellery or articles. ” . 

[ F. No. DGEP/FTP /23 /2014 ] 

DHARMVIR SHARMA, Under Secy . 
Note. - The principal notification No. 57/ 2000 -Customs dated the 8th May, 2000 was published in the Gazette 

of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - Section (i) vide number G . S . R . 413 ( E ), dated the 
8th May, 2000 and was last amended by notification No. 33 /2015 -Customs, dated 15th May , 2015 
published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II , Section 3 , Sub -Section (i) vide number 
G . S .R . 387 ( E ) dated the 15th May, 2015 . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 

HARINDRA 

Digitally signed by 
HARINDRA KUMAR 

Date : 2016 .10 .05 
KUMAR 

15 :06 :39 + 05 30 


